निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 950 ) पटना, शुक्रवार , 21 अगस्त 2015 


सं० 3ए - 2 - वे०पु० - 26 / 2014 - 6669/वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

27 जुलाई 2015 
विषय :- स्वास्थ्य विभाग के अधीन राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए अखिल 

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ( AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति के 
संबंध में । 

फिटमेंट कमिटी तथा वेतन समिति द्वारा राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के 
लिए अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् ( AICTE) द्वारा अनुशंसित वेतनमान की अनुशंसा की गई है । राजकीय 
फार्मेसी संस्थान , अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा अनुशंसित वेतनमान की स्वीकृति का 
विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था । 

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत राजकीय फार्मेसी संस्थान, अगमकुआँ, पटना के शिक्षकों के 
लिए AICTE विनियम - 2010 द्वारा अनुशंसित वेतनमान के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं 

1. राजकीय फार्मेसी संस्थान , अगमकुआँ, पटना में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसोपरांत 
नियमित फार्मेसी अर्हताधारी नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रिंसिपल के अतिरिक्त तीन पदनाम होंगे - (i) असिस्टेंट 
प्रोफेसर, (ii ) एसोसिएट प्रोफेसर और (iii ) प्रोफेसर । 

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसोपरांत नियमित रूप से नियुक्त राजकीय फार्मेसी संस्थान , 
अगमकुआँ, पटना के ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा स्थापित मानदंडों के अनुरूप योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 
पुनरीक्षित वेतनमान संस्थान के पदों एवं पदनामों को अभातशिप विनियम - 2010 की संस्तुत संरचना में 
अंकित पदों एवं पदनामों के अनुरूप परिवर्तित करते हुए निम्न प्रकार से स्वीकृत किया जाता है 


वर्तमान 


बिहार गजट ( असाधारण ), 21 अगस्त 2015 

पुनरीक्षित वेतनमान 
वर्तमान वेतनमान 

पे -बैंड 

ए०जी०पी० 


क्र०सं० 


नया पदनाम 


पदनाम 


1 


। 


व्याख्याता | PB- 2 + 5400/ 


15600 - 39100/ - 


। 


6000 / 


सहायक 


असिस्टेंट प्रोफेसर 
एसोसिएट 
प्रोफेसर 


PB- 3 + 6600 / 


37400 - 67000 / 


9000/ 


प्राध्यापक 


प्राध्यापक 
(प्रोफेसर) 


PB- 3 + 6600 / 


37400 - 67000/ 


10000 / 


प्रोफेसर 


प्राचार्य 


PB- 3 + 7600/ 


37400 - 67000/ - + । 
(3000/- विशेष भत्ता ) 


10000 / 


प्रिंसिपल 


3. वैसे शिक्षक जो अभातशिप विनियम - 2010 के अनुसार पदों की योग्यता धारित नहीं करते , 
उनपर अभातशिप द्वारा अनुशंसित वेतनमान लागू नहीं होगा तथा निर्धारित अर्हता प्राप्त कर लेने तक वे 
फार्मेसी संस्थान में बने रहने के हकदार नहीं होंगे । 
उपर्युक्त प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से लागू होगा । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

दयानिधान पाण्डेय , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 950-571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


